रजिस्ट्री सं . डीएल- ( एन ) 04 / 0007 / 2003-21 


REGISTERED No. - DL- ( N ) 04 / 0007 / 2003-21 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - सा . - 24072021-228452 

CG - DL - W - 24072021-228452 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 30 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 24 जुलाई 30 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , JULY 24JULY 30 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


No.30 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 2 


[ PART I - SECTION 2 ] 


[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली -110001 , दिनांक 3 मार्च 2021 
सं . आरएस 3/4 ( 1 ) / 2021 / 18- कार्मिक – श्रीमती कान्ता ढींगरा को , जिन्हें पहले दिनांक 6 अगस्त , 2018 की अधिसूचना 
सं . आर.एस. 3 / 4 / 1 / 2018 / 91 - कार्मिक द्वारा 6 अगस्त , 2018 से स्व - स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक ( पीएसएसएस ) 
के ग्रेड में नियुक्त किया गया था , 01 मार्च , 2021 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में एक नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . आरएस 3/4 ( 1 ) / 2021 / 19 - कार्मिक राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव 
श्री गुलशन मुटरेजा को 01 मार्च , 2021 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -12 में तथा नियमों के 
अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक ( पीएसएसएस ) के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , 

निदेशक 


. 


सं . आरएस 3/4 ( 1 ) / 2021 / 20 - कार्मिक - श्री चारूचंद्र पांडे को , जिन्हें पहले दिनांक 10 जुलाई , 2018 की अधिसूचना सं . आर.एस. 
3 / 4 / 1 / 2018 / 74 - कार्मिक द्वारा स्व - स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया था , 01 मार्च , 
2021 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में एक नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


1-162GI / 2021 


( 551 ) 


552 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2021 / 21 - कार्मिक - श्री श्रीस चन्द्र दीक्षित , जिन्हें पहले दिनांक 19 नवंबर , 2020 की अधिसूचना 
सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2020 / 141 - कार्मिक द्वारा निदेशक के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
16 नवम्बर , 2020 को नियुक्त किया गया था , को 01.03.2021 से उस ग्रेड में नियमित आधार पर समायोजित किया जाता है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2021 / 22 - कार्मिक - माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री एस . रंगराजन , अपर निदेशक को 
01 मार्च , 2021 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ 
प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियमित आधार पर निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2021 / 23 - कार्मिक – श्रीमती ओइन्द्रिला रॉय , जिन्हें पहले दिनांक 19 नवंबर , 2020 की अधिसूचना 
सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2020 / 144 - कार्मिक द्वारा उप सचिव के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
16.11.2020 से नियुक्त किया गया था , को 01.03.2021 से उस ग्रेड में नियमित आधार पर समायोजित किया जाता है । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 2021 / 24 - कार्मिक - श्री संजय कुमार , जिन्हें पहले दिनांक 4 अगस्त , 2020 की अधिसूचना सं . आरएस / 3 / 1 / 1 / 
2020 / 80 - कार्मिक द्वारा अवर सचिव के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 31.07.2020 से नियुक्त 
किया गया था , को 01.03.2021 से उस ग्रेड में नियमित आधार पर समायोजित किया जाता है । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 5 मार्च 2021 


सं . आरएस .3 / 5 / 2021 / 25 - कार्मिक – राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक ( भाषांतरण ) के 
ग्रेड में कार्यरत श्री कृष्णा मेनन को 4 मार्च , 2021 से अगले आदेश तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 में तथा नियमों के अधीन यथाग्राह्य सामान्य 
भत्तों के साथ नियमित आधार पर निदेशक ( भाषांतरण ) के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 9 मार्च 2021 


सं . एलएएफइएएस - पीएस 16013 / 2 / 2021 / 26 - कार्मिक अनु - आरएसएस - श्री रविन्द्र गरिमेला को 01 मार्च , 2021 से आगामी 
आदेशों तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -13 में विपक्ष के नेता के सचिव के 
रूप में नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री रविन्द्र गरिमेला की नियुक्ति राज्य सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के विवेकाधीन है और उनके 
कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . एलएएफइएएस - पीएस 16013 / 2 / 2021 / 27 - कार्मिक अनु - आरएसएस - निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 मार्च , 2021 के पूर्वाह्न से 
आगामी आदेशों तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त किया गया है । 

सह - पदावसान आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों | पद एवं वेतन मान 


क्रम सं . 


के नाम 
श्री राजीव कुमार 


( 0 ) 


वरिष्ठ निजी सचिव 
( वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 ) 


भाग -खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


553 


क्रम सं . 


सह - पदावसान आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों | पद एवं वेतन मान 


के नाम 


( ii ) श्री शिवन्ना 

वरिष्ठ निजी सचिव 

( वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 ) 
2. उपर्युक्त नियुक्तियां राज्य सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के 
समापन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . एलएएफइएएस - पीएस 16013 / 2 / 2021 / 28 - कार्मिक अनु - आरएसएस - निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 मार्च , 2021 के पूर्वाह्न से 
आगामी आदेशों तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त किया गया है । 

क्रम सं . सह - पदावसान आधार पर नियुक्त किए गए पद एवं वेतन मान 

व्यक्तियों के नाम 
( 0 ) 

निजी सचिव 

( वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 ) 
श्री अरविन्द कुमार सिंह 

निजी सचिव 
( वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 ) 


श्री नरेश कुमार 


( ii ) 


2. उपर्युक्त नियुक्तियां राज्य सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ) के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के 
समापन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 15 मार्च 2021 


सं . आरएस .3 / 1 / 1 / 2021 / 29 - कार्मिक – राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव , श्री एच . विल्सन 
को उप सचिव के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रिक्ति पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में नियमों के 
अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेशों तक इस सचिवालय में उप 
सचिव के पद पर नियुक्त किया है । 

2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के पद से कार्यभार मुक्त होने के पश्चात् , श्री एच . विल्सन ने 12 मार्च , 
2021 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में उप सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

के . सुधाकरन , 

निदेशक 


दिनांक 19 मार्च 2021 


सं . एलएएफइएएस - पीएस 52011 / 1 / 2021 / 30 - कार्मिक अनु - आरएसएस श्री एच . विल्सन , उप सचिव को 19 मार्च , 2021 के 
अपराह्न से इस सचिवालय में उनकी ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है तथा प्रतिनियुक्ति पर सह - पदावसान आधार पर आगामी आदेशों तक 
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी . मुरलीधरन ) के वैयक्तिक स्टाफ में अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी सेवाएं 
संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी जाती हैं । 


के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 31 मार्च 2021 


सं . आरएस . 3 / 2018 / 31 - कार्मिक- राज्य सभा के माननीय सभापति ने इस सचिवालय में सचिव के रूप में डा . पी.पी.के. रामाचार्युलु 
की नियुक्ति की अवधि को मौजूदा निबंधन और शर्तों के साथ अनुबंध के आधार पर 1 अप्रैल , 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


554 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 


क्र.सं. 


गोपाल साहा 


आरती महावर 


नई दिल्ली , दिनांक 14 जुलाई 2021 
सं . 12014 / 1 / 2019- भा.सां.से. - राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकीय सेवा ( भा . सां . से . ) के निम्नलिखित परिवीक्षाधीनों , जो भारतीय 
सांख्यिकीय सेवा परीक्षा , 2017 , से भर्ती हुए है , को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से भा . सां . से . में पुष्टि करते हैं : 
नाम ( श्री / श्रीमती / सुश्री ) 

पुष्टि की तिथि 
1 हर्षिता राय 

18.12.2019 
2 

18.12.2019 
3 सूर्या दासगुप्ता 

18.12.2019 
4 साक्षी 

18.12.2019 
5 

18.12.2019 
6 सौम्या मिश्रा 

18.12.2019 
7 वैशाली 

18.12.2019 
8 कुणाल कपूर 

18.12.2019 
9 जिश्नू दत्ता 

18.12.2019 
10 आशुतोष अवस्थी 

18.12.2019 
11 दीक्षा सचदेवा 

18.12.2019 
12 श्यामसुंदर पारुई 

04.06.2020 
सूरज कुमार शुक्ला 

18.12.2019 
14 रूचि मिश्रा 

18.12.2019 
15 नीरज कुमारी 

18.12.2019 
16 अलीशा खान 

18.12.2019 
17 

18.12.2019 


13 


ममता जैन 


18 


27.07.2020 


19 


18.12.2019 
18.12.2019 


20 


21 


18.12.2019 


22 


18.12.2019 


23 


पूनम 
निर्णय प्रताप सिंह 
परिमल 
दिव्या सिंह 
विशाखा शर्मा 
अविनाश कुमारी 
कोलागानी शिवा पार्वती रेड्डी 
गुब्बाला रामचंद्र राव 
चेत राम मीणा 
पूजा मीणा 
रोशन लाल मीणा 


18.12.2019 


24 


18.12.2019 


25 


18.12.2019 


26 


18.12.2019 


27 


18.12.2019 


28 


18.12.2019 


के . एस . रेजिमोन , डीडीजी ( प्रशा . ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 12 जुलाई 2021 
सं . ए . 12023 / 17 / 2000 - प्रशा .।।। ( वि.का . ) — अधिवर्षिता की आयु होने पर , श्री भवनेश सैनी , न्यायिक सदस्य , आयकर अपीलीय 
अधिकरण दिनांक 10 जून , 2021 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं । 

सुनील सचदेवा , उप सचिव 


भाग I— खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


555 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जुलाई 2021 
सं . 38 ( फा.सं. ए .38013 / 01 / 2021.एडी . ) श्री यादव एस . कारू , केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी जो राजस्व विभाग में 
बतौर अवर सचिव तैनात थे , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2021 ( अपराह्न ) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

राजेंद्र कुमार , अवर सचिव 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

नई दिल्ली , दिनांक 30 जून 2021 
अधिसूचना सं . 05/2021 ( सं . ए -19012 / 3 / 2018 / मा.स.वि. - 1 / 931 ) —अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर , विदेश व्यापार 
महानिदेशालय में श्रीमती प्रवीण बाला चोपड़ा , निजी सचिव , दिनांक 30.06.2021 ( पूर्वाह्न ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

संजय कुमार तिवारी , उप महानिदेशक विदेश व्यापार 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 2 जुलाई 2021 
सं . ए . 12025 / 169 / 2016 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . दीपा भदानी को दिनांक 
05 अक्टूबर 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के बेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . दीपा भदानी को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 139 / 2017- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . ज्योति तिवारी को दिनांक 
08 सितम्बर 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . ज्योति तिवारी को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 121 / 2019- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . अनुपम कुमारी को दिनांक 
16 सितम्बर 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . अनुपम कुमारी को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 135 / 2019- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . गौरव कुमार को दिनांक 
20 सितम्बर 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . गौरव कुमार को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 40 / 2020- सीएचएस -1 राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . बसावाराजेश्वरी को दिनांक 
14 अगस्त 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . बसावाराजेश्वरी को हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन पुणे 
के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


556 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


दिनांक 9 जुलाई 2021 
सं . ए . 12025 / 299 / 2016 - सीएचएस - 1 — राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . कौशल किशोर शर्मा को दिनांक 
22 अक्टूबर , 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . कौशल किशोर शर्मा को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना , भोपाल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 155 / 2018 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . स्वाति तिवारी को दिनांक 
04 सितम्बर , 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन 
( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . स्वाति तिवारी को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 3 जुलाई 2021 
सं . ए . 12025 / 159 / 2014 - सीएचएस- ||| राष्ट्रपति महोदय , डॉ मनीष रावत को दिनांक 21.06.2021 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में न्यूरोसर्जरी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


दिनांक 7 जुलाई 2021 
सं . ए . 12025 / 1 / 2020 - सीएचएस- ||| —राष्ट्रपति महोदय डॉ . संजीव कथूरिया को दिनांक 30.01.2020 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में हृदयरोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते 
हैं । 


विवेक नारायण , अवर सचिव 


} 


जल शक्ति मंत्रालय 
( पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ) 

नई दिल्ली -110003 , दिनांक 13 जुलाई 2021 
सं . ए -19011 / 4 / 2021 - प्रशासन - राष्ट्रपति , सुश्री ज्योतिका नागवंशी , ( आईईएस : 2019 ) को दिनांक 01.07.2021 के पूर्वाह्न से 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सुधीर कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 13 जुलाई 2021 
सं . जेड -17011 / 02 / 2021.आईएसएच .।— राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों को , कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान 
महानिदेशालय ( डीजीफासली ) , मुंबई में प्रत्येक के सामने अंकित तारीख से , उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर नियुक्त करते हैं : 
नाम ( श्री ) 

वेतन मैट्रिक्स 

कार्यग्रहण की तारीख 


क्र.सं. 


पद 


में स्तर 


1 . 


12 


2 . 


12 


डॉ . साकेत बिहारी मिश्रा 
डॉ . सुधांशु सैनी 
डॉ . राम नारायण मीणा 
दादी सुनील 
सत्येन्द्र नारायण सिंह 


3 . 
4 . 
5 . 


निदेशक ( औद्योगिक स्वच्छता ) 
निदेशक ( चिकित्सा ) 
निदेशक ( स्टाफ प्रशिक्षण उत्पादकता ) 
उप निदेशक ( सुरक्षा ) 
उप निदेशक ( स्टाफ प्रशिक्षण / उत्पादकता ) 


12 


26.06.2019 
27.02.2019 
03.12.2018 
01.04.2021 
20.11.2020 


11 


11 


भाग -खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 24 , 2021 ( श्रावण 2 , 1943 ) 


557 


क्र.सं. | नाम ( श्री ) 


पद 


वेतन मैट्रिक्स 
में स्तर 


कार्यग्रहण की तारीख 


11 


11 


11 


11 


6 . 

भूपेन्द्र चक्रधारी 
7 . राजकृष्ण मुत्तसेरियिल राधाकृष्णन 
8 . बी . जे . रवि 
9 . 

डॉ . आर्कप्रभा साहू 
10. | महेश जरपुला 
11 . आदित्य लामा 
12. | अमित गोला 
13 . 

रमेश सिंह रावत 
14 . 


उप निदेशक ( सुरक्षा ) 
उप निदेशक ( सुरक्षा ) 
उप निदेशक ( सुरक्षा ) 
उप निदेशक ( चिकित्सा ) 
सहायक निदेशक ( सुरक्षा ) 
सहायक निदेशक ( सुरक्षा ) 
सहायक निदेशक ( सुरक्षा ) 
सहायक निदेशक ( सुरक्षा ) 
सहायक निदेशक ( सुरक्षा ) 


10 


13.05.2019 
13.03.2019 
06.03.2019 
04.09.2018 
15.10.2020 
29.05.2020 
06.09.2019 
24.04.2019 
15.04.2019 


10 


10 


10 


कुनाल शर्मा 


10 


के . आर . मीणा , अवर सचिव 


558 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


[ PART I — SEC . 2 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 


New Delhi - 110001 , the 3rd March 2021 


No. RS 3/4 ( 1 ) /2021/18-Perl.—Smt . Kanta Dhingra , who was earlier appointed to the grade of Additional Director 
( PSSS ) in the Rajya Sabha Secretariat on in - situ basis vide Notification No. RS.3 / 4 / 1 / 2018 / 91 - Perl , dated 06th August , 2018 
stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of O1st March , 2021 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS 3/4 ( 1 ) / 2021 / 19 - Perl . —Hon'ble Chairman , Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Gulshan Mutreja , 
Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat , to the grade of Joint Director ( PSSS ) in that Secretariat in Level 12 in 
the 

pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of O1st March , 
2021 and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS 3/4 ( 1 ) / 2021 / 20 - Perl . —Shri Charuchandra Pandey , who was earlier appointed to the grade of Senior Private 
Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on in - situ basis vide Notification No. RS.3 / 4 / 1 / 2018 / 74 - Perl . dated 10th July , 2018 
stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 01st March , 2021 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS / 3 / 1 / 1 / 2021 / 21 - Perl . — Shri Shrish Chandra Dixit , who was earlier appointed to the grade of Director in the 
Rajya Sabha Secretariat to officiate against a deputation vacancy w.e.f. 16.11.2020 vide Notification No. RS / 3 / 1 / 1 / 2020 / 141 
Perl dated 19th November , 2020 stands adjusted against a regular vacancy in the grade w.e.f. 01.03.2021 . 

K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS / 3 / 1 / 1 / 2021 / 22 - Perl . — The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri S. Rangarajan , Additional 
Director to the grade of Director in the Rajya Sabha Secretariat on regular basis to officiate against a deputation vacancy in 
Level 13 in the Pay Matrix plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 01st March , 
2021 and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS / 3 / 1 / 1 / 2021 / 23 - Perl . — Smt . Oindrila Roy , who was earlier appointed to the grade of Deputy Secretary in the 
Rajya Sabha Secretariat to officiate against a deputation vacancy w.e.f. 16.11.2020 vide Notification No. RS / 3 / 1 / 1 / 2020 / 144 
Perl dated 19th November , 2020 stands adjusted against a regular vacancy in the grade w.e.f. 01.03.2021 . 

K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS / 3 / 1 / 1 / 2021 / 24 - Perl . — Shri Sanjay Kumar , who was earlier appointed to the grade of Under Secretary in the 
Rajya Sabha Secretariat to officiate against a deputation vacancy w.e.f. 31.07.2020 vide Notification No. RS / 3 / 1 / 1 / 2020 / 80 
Perl dated 04th August , 2020 stands adjusted against a regular vacancy in the grade w.e.f. 01.03.2021 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 5th March 2021 


No. RS / 3 / 5 / 2021 / 25 - Perl . — The Hon'ble Chairman , Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Krishna Menon in 
the grade of Additional Director ( Interpretation ) to the grade of Director ( Interpretation ) in Rajya Sabha Secretariat on regular 
basis in Level - 13 of the Pay Matrix plus usual allowances as admissible under the rules with effect from 4th March , 2021 and 
until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


PART 1 - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


559 


The 9th March 2021 


No. LAFEAS - PS16013 / 2 / 2021 / 26 - Perl . Sec - RSS — Shri Ravindra Garimella has been appointed as Secretary to 
Leader of Opposition in Level - 13 in Pay Matrix in the personal staff of Leader of Opposition , Rajya Sabha ( Shri Mallikarjun 
Kharge ) w.e.f. 01st March , 2021 on co - terminus basis and until further orders . 

2. The appointment of Shri Ravindra Garimella is at the discretion of the present Leader of Opposition , Rajya Sabha 
( Shri Mallikarjun Kharge ) and will be co - terminus with the term of his office . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS16013 / 2 / 2021 / 27 - Perl . Sec - RSS — The following persons have been appointed in the personal staff 
of Leader of Opposition , Rajya Sabha ( Shri Mallikarjun Kharge ) w.e.f. the forenoon of 01st March , 2021 and until further 
orders : 


Post & Pay Scale 


Si . Name of the 
No. co - terminus appointee 

( i ) Shri Rajiva Kumar 


Senior Private Secretary 
( Level - 11 in pay matrix ) 
Senior Private Secretary 
( Level - 11 in pay matrix ) 


( ii ) Shri Shivanna 


2. The above - mentioned appointments are at the discretion of the present Leader of Opposition , Rajya Sabha ( Shri 
Mallikarjun Kharge ) and will be co - terminus with the term of his office . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS16013 / 2 / 2021 / 28 - Perl . Sec - RSS — The following persons have been appointed in the personal staff 
of Leader of Opposition , Rajya Sabha ( Shri Mallikarjun Kharge ) w.e.f. the forenoon of 01st March , 2021 and until further 
orders : 


Post & Pay Scale 


Si . Name of the 
No. co - terminus appointee 


( i ) Shri Naresh Kumar 

Private Secretary 

( Level - 10 in pay matrix ) 
( ii ) Shri Arvind Kumar Singh 

Private Secretary 

( Level - 10 in pay matrix ) 
2. The above - mentioned appointments are at the discretion of the present Leader of Opposition , Rajya Sabha ( Shri 
Mallikarjun Kharge ) and will be co - terminus with the term of his office . 

K. SUDHAKARAN , Director 


The 15th March 2021 


No. RS . 3 / 1 / 1 / 2021 / 29 - Perl . — The Hon'ble Chairman , Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri H. Wilson , Under 
Secretary , to the grade of Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on regular basis to officiate against a deputation 
vacancy in Level - 12 in the Pay Matrix plus usual allowances as admissible under the rules on assumption of the charge of the 
post of Deputy Secretary and until further orders . 

2. Consequent upon his being relieved from the post of Additional Private Secretary to the Minister of State in the 
Ministry of Parliamentary Affairs , Shri H. Wilson assumed the charge of Deputy Secretary in this Secretariat with effect from 
the forenoon of 12th March , 2021 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


560 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


[ PART I - SEC . 2 


The 19th March 2021 


No. LAFEAS - PS52011 / 1 / 2021 / 30 - Perl . Sec - RSS — Shri H. Wilson , Deputy Secretary , stands relieved of his duties in 
this Secretariat w.e.f. the afternoon of 19th March , 2021 and his services have been placed at the disposal of Ministry of 
Parliamentary Affairs for his appointment as Additional Private Secretary in the personal staff of Minister of State in the 
Ministry of Parliamentary Affairs ( Shri V. Muraleedharan ) on deputation and co - terminus basis and until further orders . 

K. SUDHAKARAN , Director 


The 31st March 2021 


No. RS.3 / 2018 / 31 - Perl . — The Hon'ble Chairman , Rajya Sabha is pleased to extend the term of appointment of 
Dr. P.P.K. Ramacharyulu , as Secretary in this Secretariat on contract basis on existing terms and conditions for a period of one 
year w.e.f.O1st April , 2021 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 


New Delhi , the 14th July 2021 
No. 12014 / 01 / 2020 - ISS — The President is pleased to confirm the following probationers of Indian Statistical Service 
( ISS ) recruited through ISS Examination , 2017 into the ISS w.e.f. the dates mentioned against their names : 


Sl . No. 


1 


2 
3 


4 


5 


6 


7 


8 
9 


10 


11 


12 


13 


14 


Name ( Shri / Smt . / Ms . ) 
Harshita Rai 
Gopal Saha 
Surya Dasgupta 
Sakshi 
Aarti Mahawar 
Saumya Mishra 
Vaishali 
Kunal Kapoor 
Jishnu Datta 
Ashutosh Awasthi 
Diksha Sachdeva 
Shyamsundar Parui 
Suraj Kumar Shukla 
Ruchi Mishra 
Neeraj Kumari 
Alisha Khan 
Mamta Jain 
Poonam 
Nirnay Pratap Singh 
Parimal 
Divya Singh 
Vishakha Sharma 
Avinash Kumari 
Kolagani Shivaparvathi Reddy 
Gubbala Ramachandra Rao 
Chet Ram Meena 
Pooja Meena 
Roshan Lal Meena 


Date of confirmation 

18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
04.06.2020 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
27.07.2020 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 
18.12.2019 

K. S. REJIMO , DDG ( Admin . ) 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


PART 1 - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


561 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 


New Delhi , the 12th July 2021 


No. A - 12023 / 17 / 2000 - Admn . III ( LA ) —On attaining the age of superannuation , Shri Bhavnesh Saini , Judicial 
Member , Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service , with effect from the afternoon of 10th June , 2021 . 


SUNEEL SACHDEVA , Deputy Secy . 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF REVENUE ) 


New Delhi , the 2nd July 2021 
No. 38 : ( F.No.A.38013 / 01 / 2021 - Ad.I ) —Shri Yadav S Karoo , an officer of the Central Secretariat Service posted as 
Under Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.06.2021 ( AN ) on attaining the age of 
superannuation . 


RAJINDER KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


New Delhi , the 30th June 2021 


Notification No. 5/2021 ( No. A - 19012 / 3 / 2018 / HRD - 1 / 931 ) -On attaining the age of superannuation , Smt . Parveen 
Bala Chopra , PS in the Directorate General of Foreign Trade stands retired from Government service with effect from 
30.06.2021 ( A / N ) . 


SANJAY KUMAR TIWARI , Dy . Director General of Foreign Trade 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi - 110011 , the 2nd July 2021 


No. A. 12025 / 169 / 2016 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Deepa Bhadani to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 05th October , 
2017 until further orders . Dr. Deepa Bhadani is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She will be on probation for a 
period of two years . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 139 / 2017 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Jyoti Tiwari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 [ Rs . 
15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 08th September , 
2017 until further orders . Dr. Jyoti Tiwari is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She will be on probation for a 
period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 121 / 2019 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Anupam Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16th 
September , 2019 until further orders . Dr. Anupam Kumari is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She will be on 
probation for a period of two years . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


562 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


[ PART I — SEC . 2 


No. A. 12025 / 135 / 2019 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Gaurav Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 [ Rs . 
15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th September , 
2019 until further orders . Dr. Gaurav Kumar is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . He will be on probation for a 
period of two years . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 40 / 2020 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Basavarajeshwari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th August , 
2020 until further orders . Dr. Basavarajeshwari is posted as Medical Officer under APHO Pune . She will be on probation for a 
period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 19th July 2021 
No. A.12025 / 299 / 2016 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Kaushal Kishor Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd 
October , 2017 until further orders . Dr. Kaushal Kishor Sharma is posted as Medical Officer under CG Bhopal 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025 / 155 / 2018 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Swati Tewari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 4th September , 
2018 until further orders . Dr. Swati Tewari is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


New Delhi , the 3 July 2021 . 
No. A. 12025 / 159 / 2014 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Manish Rawat the post of Assistant 
Professor in the speciality of Neurosurgery in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , with 
effect from the forenoon of 21.06.2016 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


The 7th July 2021 


No. A.12025 / 1 / 2020 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Sanjeev Kathuria to the post of Assistant 
Professor of Cardiology in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , with effect from the 
forenoon of 31.01.2020 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 
( DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION ) 

New Delhi - 110 003. , the 13th July 2021 
A - 19011 / 4 / 2021 - Admin — The President is pleased to appoint Ms. Jyotika Nagvanshi , ( IES : 2019 ) as Assistant 
Director in the Department of Drinking Water and Sanitation with effect from the forenoon of 01.07.2021 . 

SUDHIR KUMAR SINHA , Under Secretary 


PART 1 - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 24 , 2021 ( SRAVANA 2 , 1943 ) 


563 


MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT 


New Delhi - 110 003 , the 13th July 2021 
No. Z - 17011 / 02 / 2021.ISH.I — The President is pleased to appoint the following persons to the post mentioned against 
their names in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes ( DGFASLI ) , Mumbai , with effect from 
the date indicated against each : 


S.No. 


Name ( Shri ) 


Post 


Date of Joining 


Level in the 
Pay Matrix 


1 . 


12 


26.06.2019 
27.02.2019 


2 . 


12 


3 . 


12 


03.12.2018 


4 . 


11 


01.04.2021 
20.11.2020 


5 . 


11 


6 . 


11 


13.05.2019 


7 . 


11 


13.03.2019 


Dr. Saket Bihari Mishra Director ( Industrial Hygiene ) 
Dr. Sudhanshu Saini 

Director ( Medical ) 
Dr. Ram Narayan Meena Director ( Staff Training / productivity ) 
Dadi Sunil 

Deputy Director ( Safety ) 
Satyendra Narayan Singh Deputy Director ( Staff Training / Productivity ) 
Bhupendra Chakradhari Deputy Director ( Safety ) 
Rajkrishna Muttaseriyil | Deputy Director ( Safety ) 
Radhakrishnan 
B.J. Ravi 

Deputy Director ( Safety ) 
Dr. Arkaprabha Sau Deputy Director ( Medical ) 
Mahesh Jarpula 

Assistant Director ( Safety ) 
Aditya Lama 

Assistant Director ( Safety ) 
Amit Gola 

Assistant Director ( Safety ) 
Ramesh Singh Rawat Assistant Director ( Safety ) 
Kunal Sharma 

Assistant Director ( Safety ) 


8 . 


11 


9 . 


11 


06.03.2019 
04.09.2018 
15.10.2020 


10 


10 


11 


10 


12 


10 


29.05.2020 
06.09.2019 
24.04.2019 
15.04.2019 


13 


10 


14 


10 


KR MEENA , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 

AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


Digitally agned by 
JAGANATHAN ANANTHA 


JAGANATHAN 
ANANTHA 
KUMAR 


KUAR 


Cute 20 21.07.24 08 1052 
+ OG'y 


